रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जनवरी 14 , 2011 / पौष 24 , 1932 
NEW DELHI , FRIDAY , JANUARY 14, 2011/ PAUSA 24, 1932 


सं. 76 ] 
No . 76 ] 


शहरी विकास मंत्रालय 
( मेट्रो रेल सेल ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 जनवरी , 2011 
का . आ . 84( अ ). - केन्द्रीय सरकार , भूमिगत रेल ( संकर्म - सनिर्माण ) अधिनियम , 1978 ( 1978 का 33 ) की धारा 1 की 
उप - धारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबंधों को इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम , 1982 ( 1982 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक 25 ) की 
धारा 2 के खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट जयपुर महानगर क्षेत्र के लिए विस्तारित करती है । 

[ फा. सं. के - 14011/5/ 2009 - मेट्रो ] 

बिमल कुजुर , अवर सचिव 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 

(METRO RAIL CELL ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th January , 2011 
S. 0 . 84 ( E ). - -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of Section 1 of the Metro Railways ( Construction 
of Works) Act, 1978 (33 of 1978 ) , the Central Government, after consultation with the Government of Rajasthan , hereby 
extend the provisions of the said Act to the metropolitan area of Jaipur, as specified in clause ( 8 ) of Section 2 of the Jaipur 
Development Authority Act, 1982 (Rajasthan Act No. 25 of 1982 ), with effect from the date of publication of this notification 
in the Official Gazette . 

[ ENo . K -14011 /5 / 2009 - Metro ] 

BIMAL KUJUR, Under Secy. 
__ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 जनवरी, 2011 
का . आ . 85 ( अ). - केन्द्रीय सरकार , दिल्ली मेट्रो रेल ( प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम , 2002 ( 2002 का 60 ) की धारा 1 की 
उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध राजस्थान सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम के उपबंधों को इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का राजस्थान अधिनियम संख्यांक 25 ) की 
धारा 2 के खंड 8 में यथाविनिर्दिष्ट जयपुर महानगर क्षेत्र के लिए विस्तारित करती है । 

[ फा. सं. के -14011/5/ 2009 - मेट्रो ] 

बिमल कुजुर , अवर सचिव 


134 GI/ 2011 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II --SEC . 3(ii)] 


NOTIFICATION 

___ New Delhi,the 14th January, 2011 
S . O . 85 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 1 of the Metro Railways (Operation 
and Maintenance ) Act, 2002 (60 of 2002 ), the Central Government, after consultation with the Government ofRajasthan , 
hereby extend the provisions of the said Act to the metropolitan area of Jaipur, as specified in clause (8) of Section 2 of the 
Jaipur Development Authority Act , 1982 (Rajasthan Act No. 25 of 1982 ), with effect from the date of publication of this 
notification in the OfficialGazette . 

[ E. No. K -14011/5/ 2009- Metro] 

BIMAL KUJUR , Under Secy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2011 
का . आ . 86( अ).- - केन्द्रीय सरकार, मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण ) अधिनियम , 2002 ( 2002 का 60 ) की धारा 7 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , रेल सुरक्षा आयुक्त, पश्चिमी सर्किल , मुंबई को मुंबई महानगर क्षेत्र में मेट्रो रेल परियोजना 
की बाबत , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है । 

[ फा . सं. के -14011/52/2010-मेट्रो ] 

बिमल कुजुर , अवर सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th January, 2011 
____ s. 0 . 86( E ). - -In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 7 of the Metro Railways ( Operation 
and Maintenance ) Act, 2002 (60 of 2002 ), the Central Government, hereby appoints Commissioner ofRailway Safety,Western 
Circle, Mumbai to act as Commissioner of Metro Railway Safety in respect of the Metro Railway Project in Mumbai 
Metropolitan area with effect from the date of publication of this notification in the OfficialGazette . 

[ F. No. K -14031/52/ 2010- Metro] 

BIMAL KUJUR , Under Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


H 


